शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 25 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 21 जून 2019 - ज्येष्ठ 31, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बोद्दापू रमन आत्मज श्री महालक्ष्मी बोद्दापू, निवासी- म. नं.- 3- ए, सड़क -12 , सेक्टर 
4, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बी . वेंकट रमन 
( B. Venkat Raman) दर्ज है, जो कि “ बी ” ( B.) अपूर्ण है. मैं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम बोद्दापू वेंकट रमन ( Boddapu Venkat 
Raman), जो कि मेरे अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है, को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूँ. 


अतः अब मुझे बोद्दापू वेंकट रमन ( Boddapu Venkat Raman) आ . श्री महालक्ष्मी बोद्दापू (Shri Mahalaxmi Boddapu) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बी . वेंकट रमन 
( B. Venkat Raman ) 
पिता - श्री महालक्ष्मी बोद्दापू 
( S /o - ShriMahalaxmi Boddapu ) 
निवासी - म . नं . - 3 - ए, सड़क -12 , 

सेक्टर -4, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


बोद्दापू वेंकट रमन 
(Boddapu Venkat Raman ) 

पिता - श्री महालक्ष्मी बोद्दापू 
( S / o-ShriMahalaxmi Boddapu ) 
निवासी - म . नं .- 3 - ए , सड़क -12 , 

सेक्टर -4, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


149 


150 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संदीप गोविन्द चोपड़े आत्मज श्री गोविन्द शंकर राव चोपड़े, उम्र 54 वर्ष, जाति 
महाराष्ट्रीयन, निवासी -47/213, मुख्य मार्ग नया सरकण्डा, बिलासपुर , तहसील व जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं स्कूलशिक्षाविभाग 
जिला शिक्षा कार्यालय बिलासपुर में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक , ड्रायविंग लायसेंस , स्नातक व 
स्नातकोत्तर , विधि तथा पी . जी. डी. सी. ए. आदि अभिलेखों/ दस्तावेजों में मेरा पूर्ण व सही नाम संदीप गोविन्द चोपड़े दर्ज है, किन्तु मेरे ग्यारहवीं 
की अंकसूची में मेरा नाम संदीप कुमार चोपड़े दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं मेरे सही व पूर्ण नाम को मेरे कक्षा ग्यारहवीं की अंकसूची में दर्ज कराने 
के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे संदीप गोविन्द चोपड़े आत्मज श्री गोविन्द शंकर राव चोपड़े के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संदीप कुमार चोपड़े 
पिता - श्री गोविन्द शंकर राव चोपड़े 
निवासी -47 /213, मुख्य मार्ग 

नया सरकण्डा, बिलासपुर, 
तह . व जिला- बिलासपुर ( छ. ग. ) 


संदीप गोविन्द चोपड़े 
पिता - श्री गोविन्द शंकर राव चोपड़े 
निवासी -47/213, मुख्य मार्ग 

नया सरकण्डा, बिलासपुर, 
तह. व जिला- बिलासपुर ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अवधेश कुमार शर्मा आत्मज स्व. प्यारे लाल, उम्र 80 वर्ष, निवासी- म. नं.- 250, शंकर 
नगर , दुर्गा चौक, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम अवध राम था जो कि मेरा घरेलू नाम है, मेरे नाम की कृषि 
जमीन के राजस्व दस्तावेज में मेरा यही नाम दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम अवधेश कुमार शर्मा रख लिया हूँ. मेरा 
परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


. 


अतः अब मुझे अवधेश कुमार शर्मा( AVDHESH KUMAR SHARMA ) आ . स्व . प्यारे लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अवध राम 


(AVADH RAM ) 

पिता- स्व . प्यारे लाल 
निवासी - म . नं . - 250. शंकर नगर, 

दुर्गा चौक, दुर्ग , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


अवधेश कुमार 

शर्मा 
( AVDHESH KUMAR SHARMA ) 

पिता- स्व . प्यारे लाल 
निवासी - म . नं . - 250 , शंकर नगर, 

दुर्गा चौक , दुर्ग, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


151 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रूखसार बानो ध. प. श्री आसिफ इकबाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.- 4 / 
ए, जी- पॉकेट मरोदा सेक्टर , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कल्पवती था. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कल्पवती ही दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ 
उपनाम श्रीमती रूखसार बानो रख ली हूँ. तथा यह नया नाम मेरे शासकीय अभिलेखों में भी दर्ज है. मैं अपने नये नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


.. 


अतः अब मुझे श्रीमती रूखसार बानो ध. प. श्री आसिफ इकबाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती कल्पवती 
पति - श्री आसिफ इकबाल 
निवासी - क्वा . नं . - 4/ ए , 
जी- पॉकेट मरोदा 

सेक्टर , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रूखसार बानो 
पति - श्री आसिफ इकबाल 
निवासी - क्वा . नं . - 4/ ए, 
जी- पॉकेट मरोदा 

सेक्टर, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती बिस्वासा दुधकौरव ध. प. स्व. नीलम सिंह दुधकौरव, उम्र 68 वर्ष, जाति कंवर 
निवासी -ग्राम - चन्दनबिरही, तहसील गुण्डरदेही , जिला बालोद ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरा घरेलू नाम श्रीमती बिरझा दुधकौरव है जो कि मेरे 
समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम श्रीमती बिस्वासा दुधकौरव है. मैं मेरे सही व वास्तविक नाम को मेरे समस्त 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती बिस्वासा दुधकौरव ध . प. स्व. नीलम सिंह दुधकौरव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती बिरझा दुधकौरव 
पति- श्री स्व . नीलम सिंह दुधकौरव 
निवासी - ग्राम - चन्दनबिरही, 

तहसील - गुण्डरदेही , 
जिला- बालोद ( छ. ग. ) 


श्रीमती बिस्वासा दुधकौरव 
पति- श्री स्व . नीलम सिंह दुधकौरव 
निवासी - ग्राम - चन्दनबिरही, 

तहसील - गुण्डरदेही, 
जिला - बालोद ( छ . ग . ) 


152 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामसागर साहू आत्मज स्व . चैतू, उम्र 50 वर्ष, निवासी - वार्ड नं. - 52, मानस भवन, बोरसी 
बस्ती, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में मेडिकल डिपार्टमेन्ट में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम रामसागर दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ “साहू ” उपनाम जोड़कर पूर्ण नाम/ उपनाम रामसागर साहू रख लिया हूँ. मेरे 
परिवर्तित इस पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे रामसागर साहू आ . स्व . चैतू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रामसागर 

पिता - स्व . चैतू 
निवासी - वार्ड नं . - 52 , मानस भवन , 

बोरसी बस्ती, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रामसागर साहू 

पिता- स्व . चैतू 
निवासी - वार्ड नं . - 52 , मानस भवन , 

बोरसी बस्ती, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती कृष्णा कुशवाहा ध. प. श्री राकेश सिंह कुशवाहा, उम्र 31 वर्ष, निवासी - म. नं . 
410, वार्ड नं.-1, सांस्कृतिक भवन के पास, इंदिरा नगर हथखोज, पो . औ. क्षेत्र, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में 
मेरा नाम कृष्णा मोर्या आत्मजा श्री रमापति मोर्या था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं रेल्वे विभाग बिलासपुर जोन में कार्यरत हूँ. मेरा 
विवाह दिनांक 18-11-2010 को श्री राकेश सिंह कुशवाहा के साथ संपन्न हुआ . विवाह पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम / उपनाम 
श्रीमती कृष्णा कुशवाहा रख ली हूँ. जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व बी . ए. की अंकसूची में दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती कृष्णा कुशवाहा ध. प. श्री राकेश सिंह कुशवाहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कृष्णा मोर्या 
( KRISHNAMORIYA ) 

पिता - श्री रमापति मोर्या 
(D / o - Shri RAMAPATIMORIYA ) 
निवासी - म. नं . 410 , वार्ड नं . - 1 , 
सांस्कृतिक भवन के पास , 
इंदिरा नगर हथखोज , 

पो . औ. क्षेत्र, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती कृष्णा कुशवाहा 
(SMT.KRISHNA KUSHWAHA ) 

पति - श्री राकेश सिंह कुशवाहा 
( W / o-ShriRAKESHSINGH KUSHWAHA) 

निवासी - म. नं . 410 , वार्ड नं .- 1, 

सांस्कृतिक भवन के पास , 
इंदिरा नगर हथखोज , 

पो . औ. क्षेत्र, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


153 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गोवर्धन प्रसाद वर्मा आत्मज श्री प्रभुराम, निवासी - ग्राम देवादा, दुर्ग तहसील व जिला 
दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में मेरा नाम गोवर्धन प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्णहै. मैं अपने नाम के साथ “वर्मा ” उपनाम 
जोड़कर नया व पूर्ण नाम गोवर्धन प्रसाद वर्मा रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे गोवर्धन प्रसाद वर्मा आत्मज श्री प्रभुराम, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गोवर्धन प्रसाद 

पिता - श्री प्रभुराम 
निवासी - ग्राम - देवादा, दुर्ग, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


गोवर्धन प्रसाद वर्मा 

पिता - श्री प्रभुराम 
निवासी - ग्राम - देवादा, दुर्ग, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , तुका राम देवांगन आत्मज स्व . रामा देवांगन उम्र 56 वर्षनिवासी- क्वा. नं . 36/4 ए, रिसाली 
सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम तुकाराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ “ देवांगन " उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम तुकाराम देवांगन रख लिया 
हूँ . मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्डमें दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अबमुझे तुका राम देवांगन ( Tuka Ram Dewangan) आत्मज स्व . रामा देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया 


जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


तुका राम 


तुका राम देवांगन 


(Tuka Ram ) 
पिता - स्व . रामा देवांगन 
( S / o- Late Rama Dewangan ) 
निवासी - क्वा . नं . 36/4 ए, 

रिसाली सेक्टर भिलाई, 
तह.व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


( Tuka Ram Dewangan ) 

पिता - स्व . रामा देवांगन 
( S / o - Late Rama Dewangan ) 
निवासी - क्वा. नं . 36/4 ए, 

रिसाली सेक्टर भिलाई , 
तह.व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


154 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


, 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सत्यनारायण ठाकुर आत्मज स्व . रामाधीन ठाकुर, उम्र 51 वर्ष, निवासी- क्वा . नं.- 14/ 
एल, रिसाली सेक्टर , भिलाई , तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्र व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सत्यनारायण दर्ज है जो कि अपूर्ण है, मैं अपने नाम के साथ “ ठाकुर " उपनाम जोड़कर पूर्ण व नया नाम 
सत्यनारायण ठाकुर रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सत्यनारायण ठाकुर आ. स्व. रामाधीन ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सत्यनारायण 
पिता- स्व . रामाधीन ठाकुर 
निवासी - क्वा . नं . - 14/ एल , 

रिसाली सेक्टर, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


सत्यनारायण ठाकुर 
पिता- स्व . 

रामाधीन 

ठाकुर 
निवासी - क्वा . नं . - 14/एल, 
रिसाली सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश बघेल आत्मज श्री नन्दराम, उम्र 38 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी- हरि नगर , 
कातुलबोर्ड, दुर्ग, पो.- एस. ए. एफ . लाईन दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं रेल्वे विभाग में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्र व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेश दर्ज है जो कि अपूर्णहैं . मैं अपने नाम के साथ “ बघेल ” उपनाम जोड़कर नया नाम राजेश बघेल रख लिया 
हूँ . मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे राजेश बघेल आ . श्री नन्दराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश 

पिता - श्री नन्दराम 
निवासी- हरि नगर , कातुलबोर्ड, दुर्ग, 

पो.- एस . ए. एफ . लाईन दुर्ग , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


राजेश बघेल 

पिता - श्री नन्दराम 
निवासी- हरि नगर , कातुलबोर्ड, दुर्ग , 

पो.- एस. ए. एफ . लाईन दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


155 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) पिथौरा जिला महासमुंद ( छ. ग. ) 


पिथौरा , दिनांक 2 मई 2019 


क्रमांक/ 409/ अ. वि. अ./ वा./2019.- आवेदक प्रमुख ट्रस्टी श्री विवेक शर्मा अध्यक्ष पं. श्रीराम शर्मा आचार्य बहूद्देशीय गौसंरक्षण 
संवर्धन एवं स्वावलंबन संस्थान ( ट्रस्ट ) भगत देवरी तहसील पिथौरा जिला महासमुन्द द्वारा पं. श्रीराम शर्मा आचार्य बहूद्देशीय गौसंरक्षण - संवर्धन 
एवं स्वावलंबन संस्थान ( ट्रस्ट ) भगतदेवरी की स्थापना कर ट्रस्ट का सुचारू से संचालन व व्यवस्था किये जाने हेतु समिति का गठन कर ट्रस्ट बनाये 
जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र के संबंध में कोई भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो 
वे इस सूचना पत्र के तहत ( राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर ) नियत अवधि में इस न्यायालय में लिखित में दो प्रतियों में आपत्ति/ 
दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है. नियत तिथि अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति / दावा या सुझाव पर कोई 
विचार नहीं किया जायेगा. 


अनुसूची 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


पं. श्रीराम शर्मा आचार्य बहूद्देशीय गौसंरक्षण - संवर्धन एवं स्वावलंबन संस्थान ( ट्रस्ट ) 
भगतदेवरी तहसील पिथौरा जिला महासमुन्द. 


2 . 


नगद राशि 10000.00 रुपये, 


( पंकज डाहिरे ) 

रजिस्ट्रार . 


अन्य सूचनाएं 


वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार 


बलौदाबाजार , दिनांक 11 मार्च 2019 


क्रमांक /120 / व. त. अ/ हेमर/389.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार चिन्हित पासिंग हेमर एवं कार्टिंग चालान 
बुक 41 ( 1-25 ) को श्री रमाकांत पटेल वनरक्षक कसडोल ( उत्पादन ) को आवंटित किया गया था , जो श्री रमाकांत पटेल वनरक्षक द्वारा दिनांक 
30-01-2019 को कक्ष क्रमांक -411 कूप क्रमांक- VII (IFS) रकबा 198.098 हेक्टेयर धनसीर में विदोहन कार्य के संपादन के दौरान रास्ते में गुम 
हो गया. जिसकी सूचना श्री रमाकांत पटेल द्वारा दिनांक 31-01-2019 को परिक्षेत्र अधिकारी कसडोल ( उत्पादन ) तथा दिनांक 01-02-2019 को 
थाना प्रभारी सलिहा को दिया गया . 


परिक्षेत्र अधिकारी कसडोल ( उत्पादन ) के पत्र क्रमांक / 24 दिनांक 01-02-2019 द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल को लेखकर 
इस कार्यालय को सूचित किया गया है. जिसके आधार पर उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल के पत्र क्रमांक/ क ./245 दिनांक 01-03-2019 द्वारा 
श्री रमाकांत पटेल वनरक्षक से स्पष्टीकरण लेकर चरित्रावली चेतावनी देते हुए हेमर की राशि वसूल कर उक्त गुमशुदा हेमर को अपलेखन की 
अनुशंसा हेतु अपने पत्र क्रमांक/ क ./245 दिनांक 01-03-2019 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


156 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अतः वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को भण्डार ( अभिलेख ) से 
अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 400/ - ( चार सौ रु. मात्र ) श्री रमाकांत पटेल वनरक्षक के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा 
वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा हेमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है. 


उपरोक्तानुसार गुमशुदा हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा कराने 
का कष्ट करें . यदि किसी के द्वारा उक्त हेमर का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की 
धारा 63 अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा. 


NR 
531 


विश्वेश कुमार 


( भा . व . से . ) 
वनमण्डलाधिकारी 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद ( छ . ग . ) 


बालोद , दिनांक 2 मई 2019 


क्रमांक / उपबा/ परि./2019/260.– छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी 
समिति मर्या. डौण्डी प. क्र . 56 दिनांक 19-01-2017 विकासखंड डौण्डी जिला बालोद को समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप 
कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपबा/निर्वा/361 बालोद , दिनांक 03-04-2018 एवं पत्र क्रमांक/ 236 दिनांक 15-4-2019 को 
जारी किया गया था . जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस एवं 03 दिवस का समय दिया गया था . परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज 
दिनांक तक संस्था को कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है, कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे 
मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है . 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /5/6/79/ एफ -15/ दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग 
करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डौण्डी पं. क्र . 56 दिनांक 19-01-2017 विकासखंड डौण्डी जिला बालोद को इस आदेश के 
दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल . नेताम / स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 01-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


( मुकेश कुमार ध्रुव ) 

उप पंजीयक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


